निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 154) 


9 वैशाख 1933 ( श0 ) 
पटना , शुक्रवार, 29 अप्रील 2011 


गृह (विशेष) विभाग 


अधिसूचना 

26 अप्रील 2011 
एस0ओ0 50, दिनांक 29 अप्रील 2011 - बोधगया मंदिर अधिनियम , 1949 (बिहार अधिनियम - 17, 1949 ) 
की धारा - 15 की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा बिहार के राज्यपाल, बोधगया 
मंदिर सलाहकार पर्षद का गठन करते हैं , जिसमें निम्नलिखित सदस्य रहेंगे : 
( क ) बुद्धिष्ट देशों के सदस्य 

(1 ) भूटान के महामहिम राजदूत 
( 2 ) थाईलैन्ड के महामहिम राजदूत 

श्रीलंका के महामहिम उच्चायुक्त 
( 4 ) म्यांमार के महामहिम राजदूत 
(5 ) जापान के महामहिम राजदूत 
(6 ) कम्बोडिया के महामहिम राजदूत 
( 7) मंगोलिया के महामहिम राजदूत 

( 8 ) कोरिया के महामहिम राजदूत 
( ख ) भारत के बुद्धिष्ट सदस्य । 

( 9 ) महापावन दलाई लामा के प्रतिनिधि 
( 10) सचिव, धार्मिक विभाग , सिक्किम सरकार, गंगटोक 

(11) महासचिव , महाबोधि सोसाईटी ऑफ इन्डिया , कोलकाता 
( ग ) अन्य सदस्यः 

(12) सचिव, विदेश मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली 
(13 ) सचिव, पर्यटन मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली 
( 14 ) सचिव, पर्यटन विभाग,बिहार सरकार, पटना । 
( 15) सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग ,बिहार सरकार, पटना । 
( 16) महानिदेशक , भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण , नई दिल्ली । 
( 17 ) माननीय सांसद , गया 
( 18) माननीय विधान - सभा सदस्य, बोधगया । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 29 अप्रील 2011 
( 19) आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया - सह - सदस्य सचिव, बोधगया मंदिर सलाहकार पर्षद , बोधगया । 
( 20 ) पुलिस उप - महानिरीक्षक, मगध प्रक्षेत्र, गया । 
( 21 ) अध्यक्ष, बोधगया मंदिर प्रबंधकारिणी समिति , गया । 
( 22 ) अध्यक्ष, नगर पंचायत, बोधगया । 

2. पर्षद उक्त अधिनियम की धारा - 3 के अधीन मुख्य रूप से बोधगया मंदिर प्रबन्धन समिति के सलाहकार 
निकाय के रूप में कार्य करेगी और इसके निमित्त बनाई गई नियमावली के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विहित रीति 
से अपने कर्तव्यों का पालन करेगी । 
3. सदस्य इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्षों तक अपने पद पर कार्य करेंगे । 

( सं0 सी / बी0जी0एम0 - 102 / 96 - 3757 ) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

कमल नारायण सिंह , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 154- 571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


